रजिस्ट्री सं . मे . ( रो. एन . ) -12 


REGISTERED No. D . (D . N .) — 72 


। II 


पफापन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


INDIA 


भाग II - सण 3 - उप - मण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( 1 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं० 29] 
No. 29 ] 


नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1982/ माष 3, 1903 
NEW DELHI , SATURDAY, JANUARY 23 , 1982/ MAGHA 3, 1903 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- . 


. . - 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या भीमाती है जिससे किया अलग संकलन सपम मा जा सके 
Separate pagng is given to this Part in order that it may be Bled as a soparate compilation 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

माया 
मई दिल्ली , 23 जनवरी, 1982 
का० प्रा० 46 ( म ) .- केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) 
अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 188 और 25 द्वारा 
प्रपत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , सीमेट नियंत्रण मायेण , 1967 का 
पौर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रावेश करती है, अर्थात् . .. 

1. ( 1 ) हम पादेश का संक्षिप्त माम सीमेंट नियंत्रण ( संशोधन ) 
मावेश , 1982 है । 

( 2) यह राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होगा । 

2. सीमेट नियंत्रण प्रादेग, 1967 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त प्रादेश कहा गया है ) खा 2 के उपखंड ( ग ) को उपखंड ( गग ) 
के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा भोर इस प्रकार पुनः संज्योफित 
उपखंड ( गग ) के पूर्व निम्नलिखित उपखास प्रत.स्थापित किया जाएगा , 
प्रर्यात् . 

" ( ग ) छोटा सीमेंट संयंत्र से ऐसा सीमेंट संयंत्र अभिप्रेत है जिसमें 

एक या अधिक भट्टे है और जिसकी फुल संस्थापित ममता 200 
1241 GI/ 81 


टन प्रतिदिन या 66, 000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है परन्तु 
इससे निम्नलिखित अभिप्रेत नहीं है - 
(i ) ऐसा सीमेट संयंत्र जो ऐसी कंपनी के स्वामित्याधीन है जो 

एकाधिकार और प्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 
1969 ( 1969 फी 54) की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्री 
कृत है या जिसका रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है या जिसे 
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 1973 ( 1973 का 46 ) 

को धारा 29 लागू होती है । 
( ii ) ऐसा सीमेंट संयंत्र को सपोद सीमेट या सीमेंट की अन्य किस्मों 

फा विनिर्माण करता है और जिसकी कीमत सीमेंट नियंत्रण 

पावेश, 1967 द्वारा नियंत्रित नही की जाती है ; 
(iii ) ऐसा सीमेंट संयंत्र जो ऐसी सीमेंट का विनिर्माण करता है 

जो समाम्यत निम्नलिखित के रूप में गात है - - 
( क ) सगोल जो चूना पत्थर पोर मामा को गर्म करके 

प्राप्त की जाती है ; 
( स ) प्रशमोह जो धान भूसो को राख और जलयोजित 

चूना को , योग्य के साथ, महीन पीस फर प्राप्त की 
जाती है । " 


177 ) 


78 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC. 3( i)] 


3. उक्त प्रादेश में खंड 3 में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया 
जाएगा, अर्थात् : - -- 

"परन्तु इस खंड की कोई बात छोटे सीमेंट संयंत्र में उत्पादित सोमेंट 
को लागू नहीं होगी । " . 


4. उक्त प्रावेश के खंड 8 मे विद्यमान व्याख्या को स्पष्टीकरण 
(1 ) के रूप मे संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन संख्याकित 
स्पष्टीकरण के पश्चात निम्नलिखित मन्स स्थापित किया जाएगा , अर्थात् . 
"( ii ) इस खंड के प्रयोजनों के लिए " इस पर दिया गया उत्पादन 

गुल्क " पद के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी छोटे सीमेंट 
संयंन में निनिमित सीमेंट की आयत वी गई उत्पाद शुल्क में 
कोई छूट या रिवेट भी है । " 


2. In tho Cement Control Order , ,1967 ( hereinAfter referred 
to as the said Order ), in clause 2 , sub- clause ( c ) shall be ro 
numbered as sub - clauso ( cc ) and before sub - clauso ( cc ) as so 
re- numbered , the following sub -clause shall be inserted, 
namely : 
" (c ) mini coment plant means a cement plant consisting 

of one or moro king and having a total ipgtalled 
capacity of not exceeding 200 tonnes per day or 

66 , 000 tonnes per annum but doce not mean 
(i) a cement plant owned by a company which is re 

gistered or is registrable under section 26 of the 
Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 
1969 ( 54 of 1969 ) or to which section 29 of the 
Foreign Exchange Regulation Act , 1973 (46 of 

1973) is applicable ; 
( li ) a coment plant manufacturing white cement or other 

varieties of cement, tho price of which is not con 

trolled by the Cement Control Order, 1967; 
(ili ) a cement plant manufacturing cement commonly 

known as - 
(a )" sagol" obtained by heating Ilmestone and burnt 

coal and 
( b) " asmoh " obtained by fine grinding of paddy husk 

ash and hydrated lime with an additive." . 
3 . In the said Order, to clauso 3 the following proviso 
shall be inserted , namely : 
" Provided that nothing in this clause shall apply to cement 

produced in 4 mlni cement plant" . 


5. उक्त मादेश के खंड 9 में विद्यमाम परन्तुफ के स्थान पर निम्न 
लिखित परन्तुफ अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 

" परन्तु यह कि ऐसे उसावक धारा, जो उस उत्सावक से भिन्न है 
जो छोटे सीमेंट संयंत्र में सीमेंट का विनिर्माण करता है , परिवहन के सबसे 
सस्ते साधन से और जहा केन्द्रीय सरकार द्वारा खंड 4 के अधीन 
परिवहन का कोई अन्य माधन विहित किया गया है वहां ऐसे संव्यव 
हारों की मागत परिवहन के ऐसे साधन से भाड़े पर उपगत व्यय की 
उत्पादक को नियन्त्रक द्वारा खंड 11 में निर्विष्ट सीमेंट नियमन 
पाते में से प्रतिपूर्ति की जाएगी : 

परन्तु यह मौर कि छोटे सीमेंट संयन को पणा में भाडा प्रतिपूर्ति , 
उत्पादक द्वारा भाड़े पर उपगत व्यय को ध्यान में लिए बिना केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियत पर पर संगणित की जाएगी । " 

[ फा०सं० 1-1/ 82 सी ] 
रूप कृष्ण टिक्कू , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 

ORDER 
New Delhi, the 23rd January , 1982 


4 . In the said Order, in clauso 8 tho existing Explanation 
shall be numbered as Explanation (i) and after the Explana 
tion (i) as so re - numbered. the following shall be inserted , 
namoly : -- 
(fi) For the purposes of this claugo , the expression 

" excise duty paid thereon ", will includo any exemp 
tion of or rebate in excise duty granted by the Cen 
tral Government to the cement manufactured in a 

mini coment plant." 
5. In the said Order, in clause 9 for the existing provisos, 
the following provisos shall bo inserted , namely : 
" Provided that the expenditurc incurred by the producer, 

other than a producer who manufactures coment in 
A mini cement plant, on freight by the cheapest rodo 
of transport or where any other mode of transport 
has been specified by the Central Government undor 
clauso 4 , by such modo of transport in respect of 
such transactions shall be reimbursed to the producer 
by the Controller from out of the Cement Regulation 

Account referred to in clause 11 : 
Provided further that in the case of a mini cement plant 

freight reimbursement will be calculated at the rato 
fixed by Central Government irrogpoctivo of the ex 
penditure Incurred by the producer on freight." 

( F, No . 1 -1/ 82- Com.] 
R. K . TIKKU, Jt. Secy . 


8. 0 . 46( E ), - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 18G and Section 25 of the Industrica (Development and 
Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951 ), the Central Government 
hereby makes the following Order further to amend the Cement 
Control Order , 1967 , namely : 

1. (1) This Order may be called the Cement Control ( Amend 
ment) Order , 1982. 


( 2 ) It shall come into force on the date of its publica 
tion in tho Oficial Gazette . 


PRINTED BY THB MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI -110064 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI -110054, 1982 


